निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 134) पटना, वृहस्पतिवार , 23 फरवरी 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

21 अक्तूबर 2016 
सं० 2 / एल01 - 20 - 08 / 2012 - 8424 / गृ0आ0 - श्री रूपरंजन हरगवे, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, 
बिहार, पटना को दिनांक 25.02.2015 से 30.03. 2015 तक कुल 34 ( चौतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति 
बिहार सेवा संहिता के नियम - 227 , 228, 230 एवं 248 के आलोक में प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 134 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


